पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 अक्टूबर , 2013 ई0 ( आश्विन 13 , 1935 शक सम्वत्) [ संख्या - 40 

विषय - सूची 


खण्ड - 14 ] 


प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 


विषय 


पृष्ठ संख्या 


वार्षिक चन्दा 


रु० 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... 


3075 


457 - 463 


1500 


423 - 431 


1500 


975 


भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण ... 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 
975 


1425 


457 - क 


458 


उत्तराखण्ड गजट, 05 अक्टूबर, 2013 ई० ( आश्विन 13, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान - नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

गृह अनुभाग - 1 

अधिसूचना 

18 जुलाई, 2013 ई0 
संख्या 1482 / XX- 1- 2013-9( 7) 2013 - दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 ( अधिनियम संख्या 25 वर्ष 
1946) की धारा 6 के प्राविधानों के अनुसार, उत्तराखण्ड के राज्यपाल, एतद्द्वारा साउथ इंडियन बैंक, देहरादून में हुए 
₹ 8, 00, 00 ,000 (रुपये आठ करोड़ ) की कथित धोखाधडी के सम्बन्ध में कोतवाली , देहरादून , उत्तराखण्ड में पंजीकृत 
मुख्य अपराध संख्या 389 / 2012 अन्तर्गत धारा 420 / 467 / 468 / 471 / 120 बी / 409 भा0द0वि0, राज्य बनाम संजय 
मिनोचा व विजय कुशवाहा, के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुए या सम्बन्धित प्रयासों , दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों 
तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किये गये अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध ( अपराध 
गों ) के अन्वेषण के लिए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अघि 
कारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं । 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश तथा उनकी ओर से , 

ओम प्रकाश, 

प्रमुख सचिव । 
In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of The Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the notification No. 1482/ XX - 1 - 2013 
9 ( 7 ) 2012 , dated July 18 , 2013 for general information . 


NOTIFICATION 

July 18, 2013 
No . 1482 /XX - 1 - 2013 - 9 (7 ) 2012 -- In pursuance of the provisions of section 6 of the Delhi Special Police 
Establishment Act, 1946 ( Act No. 25 of 1946 ), the Governor of State of Uttarakhand is pleased to accord 
consent to the extension ofpowers and jurisdiction of theMembers of the Delhi Special Police Establishment 
to the whole of the State ofUttarakhand for the investigation of case CrimeNo. 389/2012, registered at Police 
Station , Dehradun , Uttarakhand under section 420 /467 /468 /471/ 120B IPC , State vs Sanjay Minocha and 
Vijay Kushwaha, regarding alleged embezzlement of cash Rs. 8 ,00 ,00 ,000 (Rupees Eight Crore ) and attempts , 
abetment and conspiracy in relation to or in connection with the above mentioned offence and any other 
offence (Offences ) committed in the course of the same transaction or/ and arising out of the same facts of 
the said case . 

By Order and in the name of the Governor ofUttarakhand , 


OM PRAKASH , 

PrincipalSecretary Home. 
न्याय अनुभाग - 1 

अधिसूचना 

नियुक्ति 

19 जुलाई, 2013 ई० 
संख्या 12 / नो0 - ए0 / xxxvi(1) / 2013 - 53 जी0 / 2001 - नोटरी अधिनियम, 1952 ( अधिनियम संख्या 53 सन् 
1952 ) की धारा - 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल , श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता को 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 05 अक्टूबर, 2013 ई० ( आश्विन 13 , 1935 शक सम्वत् ) 


459 


दिनांक 19 - 07 - 2013 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए जिला देहरादून की तहसील चकराता के लिए नोटरी नियुक्त करते 
हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम ( 4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं 
कि श्री अनिल कुमार का नाम उक्त अधिनियम की धारा - 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका मे प्रविष्ट किया जाय । 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of The Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the notification No. 12 /No- A /xxxvi(1)/2013 
53 G / 2001 , dated July 19 , 2013 for general information . 


NOTIFICATION 

Appointment 

July 19, 2013 
No . 12/No- A /xxxvi(1)/2013 -53 G / 2001 -- In exercise of the power conferred by Section 3 of the Notaries 
Act , 1952 ( Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Shri Anil Kumar , Advocate as Notary for a period 
of five years with effect from 19 - 07 - 2013 for Tehsil Chakrata District Dehradun and in exercise of the powers 
conferred by sub -rule (4 ) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Shri Anil Kumar be entered 
in the register ofNotaries maintained under Section 4 of the said Act. 


अधिसूचना 

नियुक्ति 

19 जुलाई , 2013 ई० 
संख्या 14 / नो० - आई / xxxvi ( 1 ) / 2013 - 02 वी0आई0पी0 / 2009 - नोटरी अधिनियम , 1952 ( अधिनियम संख्या 
53 सन् 1952 ) की धारा - 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल , श्री भूपाल सिंह बोहरा, अधिवक्ता 
को दिनांक 19 - 07 - 2013 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए जिला पिथौरागढ़ की तहसील गंगोलीहाट के लिए नोटरी 
नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स , 1956 के नियम 8 के उपनियम ( 4 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी 
निदेश देते हैं कि श्री भूपाल सिंह बोहरा का नाम उक्त अधिनियम की धारा - 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका मे 
प्रविष्ट किया जाय 


आज्ञा से , 


डी०पी० गैरोला, 
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी। 


In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of Article 348 of The Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the notification No . 14 /No -l/xxxvi(1)/2013- 02 
VIP /2009, dated July 19 , 2013 for general information . 


NOTIFICATION 

Appointment 

July 19, 2013 
No. 14 /No-l/xxxvi(1 )/2013 - 02 VIP /2009 -- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries 
Act, 1952 (Act No . 53 of 1952), the Governor is pleased to appointShri Bhupal Singh Bohra, Advocate as Notary for 
a period of five years with effect from 19- 07 - 2013 for Tehsil Gangolihaat District Pithoragarh and in exercise of the 
powers conferred by sub -rule (4 ) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Shri Bhupal Singh 
Bohra be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act. 

By Order, 


D .P. GAIROLA, 
Principal Secretary -cum -L . R . 


460 


उत्तराखण्ड गजट , 05 अक्टूबर , 2013 ई० ( आश्विन 13, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


सिंचाई अनुभाग 

विज्ञप्ति 

04 जून , 2013 ई० 
संख्या 1672 / || - 2013 - 01 ( 46 ) / 2002 - एतद्वारा यह विज्ञप्ति की जाती है कि उत्तराखण्ड प्रदेश अभियन्ता 
सेवा (सिंचाई विभाग) श्रेणी " क " एवं " ख " के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष 
की अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जायेंगे । 
क्र०सं० अधिकारी का नाम । 

पदनाम 

जन्म तिथि । सेवानिवृत्ति की तिथि 
___ 1. | श्री रामपाल शर्मा | सहायक अभियन्ता (सिविल ) | 12 -7 - 53 | 31 - 07 - 13 
___ 2. | श्री प्रेम कुमार गोदियाल । सहायक अभियन्ता (सिविल) | 26 - 10 - 53 ____ 31 - 10 - 13 


कुणाल शर्मा, 

सचिव । 


राजस्व अनुभाग - 2 

अधिसूचना 

विविध 

15 जुलाई, 2013 ई० 
संख्या 443 / XVIII(II)/ 2013- 6 ( 10 ) / 2010 - श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम , 1901 ( उत्तर 
प्रदेश अधिनियम संख्या 3 , वर्ष 1901 ) ( उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश ), 2001 की धारा 49 सपठित 
साधारण खण्ड अधिनियम , 1904 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं जनपद ऊधमसिंह नगर में 
सहायक अभिलेख अधिकारी नियुक्त किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप सं0 550 / राजस्व / 2004 दि0 15 - 6 - 2004 में 
संशोधन करते हुए सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखे गये तहसील सितारगंज के ग्रामों के लिए 
उपजिलाधिकारी, खटीमा के स्थान पर उप जिलाधिकारी, सितारगंज को एवं तहसील गदरपुर के ग्रामों के लिए 
उपजिलाधिकारी, रूद्रपुर के स्थान पर उप जिलाधिकारी , बाजपुर को पदनाम से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 
से सहायक अभिलेख अधिकारी नियुक्त करते हैं । 

आज्ञा से , 


भास्करान्द , 

सचिव । 
चिकित्सा अनुभाग - 2 

अधिसूचना 

प्रोन्नति 

21 मार्च, 2013 ई० 
संख्या 233 / XXVIII - 2 / 01 (04) 2013 - उत्तराखण्ड दन्त शल्यक सेवा संवर्ग के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक 
वेतनमान वेतन बैण्ड - 4 ₹ 37400 - 67000, ग्रेड वेतन ₹ 8700 के पद पर कार्यरत डा0 जे0डी0एस0 राणा को 
नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निदेशक , वेतनमान वेतन बैण्ड - 4 , ₹ 37400 - 67000 , 
ग्रेड वेतन ₹ 8900 के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है । 


ज्यपाल 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 05 अक्टूबर , 2013 ई० ( आश्विन 13, 1935 शक सम्वत् ) 


461 


अधिसूचना 

तैनाती 

13 जुलाई, 2013 ई० 
संख्या 537 / XXVIII - 2 / 01 (158) 2009 - एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या 334 / XXVIII - 2 / 01(158 ) 2009 , दिनांक 
06 - 05 - 2013 एवं अधिसूचना संख्या 906 / XXVIII - 2 / 01 (37 )2007, दिनांक 31 - 07 - 2012 द्वारा संयुक्त निदेशक (विशेषज्ञ 
उप - संवर्ग ) के निम्नांकित चिकित्साधिकारियों की तैनाती को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, उनके नाम के सम्मुख 
कॉलम - 3 में अंकित तैनाती स्थल पर , पदस्थापन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र० 
सं० 


नवीन / संशोधित तैनाती स्थल 


संयुक्त निदेशक (विशेषज्ञ उप - संवर्ग ) 

का नाम व वर्तमान तैनाती स्थल 
डा0 अशोक कुमार गैरोला, वरिष्ठ एनेस्थेसिस्ट 
एस०पी०एस० चिकित्सालय , ऋषिकेश 


डा0 एस0के0 शाह , प्रमुख विशेषज्ञ - चर्मरोग, 
जिला चिकित्सालय , हरिद्वार 


मुख्य चिकित्सा अधीक्षक , एस०पी०एस० 
चिकित्सालय, ऋषिकेश 
प्रमुख विशेषज्ञ चर्मरोग, जिला चिकित्सालय, 
हरिद्वार एवं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला 
चिकित्सालय , हरिद्वार का अतिरिक्त प्रभार 


डा0 भारती राणा, प्रमुख विशेषज्ञ - स्त्रीरोग , 
दून महिला चिकित्सालय , देहरादून 


प्रमुख विशेषज्ञ - स्त्रीरोग, पं0 दीनदयाल 
उपाध्याय, संयु० चिकि0 (कोरोनेशन ) 
देहरादून 


डा0 सुरेन्द्र दत्त सकलानी , मुख्य चिकित्सा 
अधीक्षक , एस०पी०एस० चिकित्सालय, 
ऋषिकेश 


प्रमुख विशेषज्ञ सर्जरी, एस०पी०एस० 
चिकित्सालय, ऋषिकेश 


2. उपरोक्त वर्णित पूर्व निर्गत अधिसूचना दिनांक 06 - 05 - 2013 एवं 31 - 07 - 2012 को उक्त सीमा 
तक संशोधित समझा जाये । 


तैनाती संशोधन 

13 जुलाई , 2013 ई० 
संख्या 603 / XXVIII - 2 / 01 ( 37 ) 2007 - एतद्द्वारा पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के स्थानान्तरणाधीन 
चिकित्साधिकारी डा0 एस0पी0 सिंह को पूर्ववत् चिकित्साधिकारी, सामु० स्वा0 केन्द्र, बहादराबाद , हरिद्वार के पद 
पर पदस्थापित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

अधिसूचना 
तैनाती संशोधन 

15 जुलाई , 2013 ई० 
संख्या 616 / XXVIII - 2 / 01( 21) 2012 - एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या 1260 / XXVIII - 2 / 01( 21) 2012, 
दिनांक 21 - 12 - 2012 द्वारा डा0 यूकी0डी0 भूटिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ की बी0डी0 पाण्डे महिला चिकित्सालय, 
नैनीताल में की गई तैनाती में आंशिक संशोधन करते हुए , उन्हें जिला चिकित्सालय , रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर में 
तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


2. डा0 यूकी0डी0 भूटिया को यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 20 - 07 - 2013 तक अपने नवीन 
तैनाती स्थान पर अवश्य योगदान देना सुनिश्चित करें । 


462 


उत्तराखण्ड गजट, 05 अक्टूबर, 2013 ई० ( आश्विन 13, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


अधिसूचना 
प्राकल्पिक प्रोन्नति 

20 जुलाई, 2013 ई० 
संख्या 644 / XXVIII - 2 / 01 ( 100 ) 2010 - एतद्वारा उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत 
चिकित्साधिकारी ( सामान्य उप - संवर्ग) वेतनमान वेतन बैण्ड - 3 ₹ 15600 - 39100 , गेड वेतन ₹ 5400 के पद पर 
कार्यरत निम्नांकित चिकित्साधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त , उनके आसन्न कनिष्ठ की चिकित्साधिकारी 
ग्रेड - 1 (सामान्य उप - संवर्ग) के पद पर पदोन्नति की तिथि 22 - 02 - 2011 से वर्तमान तैनाती स्थान पर ही , 
चिकित्साधिकारी ग्रेड - 1 ( सामान्य उप - संवर्ग ) वेतनमान वेतन बैण्ड - 3 ₹ 15600 - 39100, ग्रेड वेतन ₹ 6600 के पद 
पर प्राकल्पिक रूप से पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र०स० वरिष्ठता क्रमांक 

चिकित्साधिकारी का नाम 
389क 

डा0 अनुपम चतुर्वेदी 
393क 

डा0 बुद्धि सिंह बिष्ट 
405क 

डा0 विनोद कुमार नौटियाल 
410क 

डा0 दुर्गाप्रसाद जोशी 
537क 

डा0 हीरा सिंह हयां की 
570क 

डा0 नरेन्द्र सिंह 
586ख 

डा0 प्रकाश चन्द्र सिंह चौहान 
659 

डा0 प्रसून श्योरान 
745 

डा0 श्रुति शर्मा 


___ 2. उपरोक्तानुसार प्राकल्पिक रूप से प्रोन्नत चिकित्साधिकारियों को वेतन सम्बन्धी लाभ , उनकी वास्तविक 
पदोन्नति तिथि / उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही देय होंगे, परन्तु अन्य सेवा सम्बन्धी लाभ 
हेतु समयावधि की गणना दिनांक 22 - 02 - 2011 से की जायेगी । 

3. उक्तानुसार पदोन्नत चिकित्साधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 
4. उक्त पदोन्नत चिकित्साधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 


आज्ञा से , 


पीयूष सिंह , 
अपर सचिव । 


चिकित्सा अनुभाग - 3 

कार्यालय ज्ञाप 

05 अप्रैल, 2013 ई० 
संख्या 213 / XXVIII - 3 - 2013 - 62 / 2010 - तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित औषधि निरीक्षकों को 
उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के पद पर वेतनमान ₹ 15600 - 39100, गेड पे 
₹ 5400 में प्रोन्नत करते हुये उनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम - 4 में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल 
महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त कार्मिकों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जायेगा । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 05 अक्टूबर, 2013 ई० ( आश्विन 13, 1935 शक सम्वत् ) 


463 


क्र0सं0 


नाम 


वर्तमान तैनाती 


प्रोन्नति के फलस्वरूप नवीन 

तैनाती / मुख्यालय 


श्री हेमन्त सिंह नेगी | देहरादून 


निदेशक , कुमायूँ मण्डल , नैनीताल 
निदेशक , गढ़वाल मण्डल , पौड़ी 


श्री गौरव सिंह 


औषधि नियंत्रण, मुख्यालय 


आज्ञा से , 
पीयूष सिंह , 
अपर सचिव । 


पी०एस०यू० ( आर०ई०) 40 हिन्दी गजट / 571 - भाग 1 - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार , दिनांक 05 अक्टूबर, 2013 ई0 ( आश्विन 13 , 1935 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर ( चम्पावत ) 

__ काय 

10 अप्रैल 
पत्रांक 2161 / लाइसेन्स / नि0 - निरस्ती / 13 

त्र श्री जगत सिंह, ग्राम तड़ाग , जनपद 
चम्पावत जो कार्यालय द्वारा जारी लाइसेन्स संख्या UI 

_ो कि मोटर साईकिल / हल्का प्राइवेट 
वाहन संचालन हेतु दिनांक 25 - 08 - 2008 को जारी किया । उक्त लाइसेन्स में दिनांक 01 - 08 - 2012 को भारी 
व्यवसायिक वाहन का पृष्ठांकन किया गया जिसकी वैधता दिनांक 31 - 07 - 2015 तक है , के विरुद्ध थानाधिकारी, 
पुलिस थाना किशनगढ़ , जिला अजमेर, राजस्थान द्वारा उक्त लाइसेन्स को निरस्त करने की संस्तुति की गयी है । 
इस सम्बन्ध में लाइसेन्स धारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पंजीकृत डाक से दिनांक 16 - 02 - 2013 को 
नोटिस प्रेषित किया गया । लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु 15 दिन का 
समय दिया गया । परन्तु लाइसेन्स धारक द्वारा वर्तमान समय तक न तो उपस्थिति / स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया 
गया । 

__ अतः मैं विमल पाण्डे, लाइसेसिंग अथॉरिटी, मोटर वाहन विभाग , टनकपुर मोटरयान अधिनियम , 1989 की 
धारा - 19 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK- 0320080010556 को तत्काल प्रभाव 
से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालयादेश 

10 अप्रैल , 2013 ई० 
पत्रांक 2162 / लाइसेन्स / नि0 - निरस्ती / 13 - 14 - भगत सिंह पुत्र श्री राम सिंह , निवासी 62 ग्राम नाकोट, 
खेतड़ा किमतोली, लोहाघाट , जनपद चम्पावत जो कार्यालय द्वारा जारी लाइसेन्स संख्या UK- 0320110005472 जो 
कि मोटर साईकिल / हल्का प्राइवेट वाहन संचालन हेतु दिनांक 29 - 04 - 2011 को जारी किया । उक्त लाइसेन्स में 


423 - ख 


424 


उत्तराखण्ड गजट , 05 अक्टूबर, 2013 ई० ( आश्विन 13, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


दिनांक 06 - 08 - 2012 को भारी व्यवसायिक वाहन का पृष्ठांकन किया गया जिसकी वैधता दिनांक 05 - 08 - 2015 
तक है , के विरुद्ध ए०सी०पी० ट्रैफिक , उत्तर - पूर्वी, नई दिल्ली द्वारा उक्त लाइसेन्स को निरस्त करने की स 
की गयी है । इस सम्बन्ध में लाइसेन्सधारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पंजीकृत डाक से दिनांक 
16 - 02 - 2013 को नोटिस प्रेषित किया गया । लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने 
हेतु 15 दिन का समय दिया गया । परन्तु लाइसेन्सधारक द्वारा वर्तमान समय तक न तो उपस्थिति / स्पष्टीकरण 
नहीं प्रस्तुत किया गया । 

अतः मैं विमल पाण्डे, लाइसेसिंग अथॉरिटी , मोटर वाहन विभाग, टनकपुर , मोटरयान अधिनियम, 1989 की 
धारा - 19 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK- 0320110005472 को तत्काल प्रभाव 
से निरस्त करता हूँ । 

विमल पाण्डे, 
लाइसेसिंग अथॉरिटी, मोटर वाहन विभाग , 

टनकपुर, ( चम्पावत ) 


आदेश 

10 अप्रैल , 2013 ई० 
पत्रांक मैमो / लाइसेन्स निलम्बन / 13 - श्री भुवन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी मल्ली खतोली 
पोस्ट – अमोड़ी जिला चम्पावत द्वारा 21 - 11 - 2012 को वाहन संख्या UK03CA- 0393 D / V का संचालन करते समय 
टनकपुर से चम्पावत की ओर जाते समय अधोहस्ताक्षरी द्वारा वाहन का चैकिंग करते समय भार वाहन में 19 सवारी, 
असुरक्षित संचालन एवं मार्च, 2012 के बाद कर / अति०कर जमा का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया , जिस कारण अधोहस्ताक्षरी 
द्वारा वाहन का चालान किया गया । अधोहस्ताक्षरी द्वारा चालक का लाइसेन्स संख्या UK- 0320120011136 जिसकी वैधता 
11 - 07 - 2032 तक वैध है , उक्त लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निलम्बन की संस्तुति किया गया । जिसके सम्बन्ध 
में कार्यालय पत्रांक मेमो / लाइसेन्स नि0 / 13, दिनांक 05 - 12 - 2012 धारा - 21 / 2011 द्वारा लाइसेन्स धारक को 
नोटिस भेजा गया , जिसके सम्बन्ध में चालक द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 10 - 04 - 2013 में प्रस्तुत किया गया 
जो असन्तोषजनक है । 

अतः लाइसेन्स प्राधिकारी के रूप में , मैं , विमल पाण्डे , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रभारी) 
टनकपुर, मोटर वाहन अधिनियम / 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाइसेन्स 
संख्या UK-0320120011136 जिसकी वैधता 11 - 07 - 2032 तक है , लाइसेन्स को दिनांक 10 - 04 - 2013 से 09 - 07 - 2013 
( 3 माह ) के लिए निलम्बित करता हूँ । 

विमल पाण्डे , 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

टनकपुर , ( चम्पावत ) 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर ( चम्पावत ) 

__ आदेश 

04 मई, 2013 ई० 
पत्रांक 2213 / टी0आर0 / पंजीयन निरस्त / 2013 - वाहन संख्या UP29 -0079 BUS चैसिज संख्या 
359362MSQ011236 इंजन संख्या 697828MSQ145817 की तकनीकी जाँच सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी के आदेश 
पर दिनांक 02 - 05 - 2009 को इस कार्यालय में तीन सदस्यीय बोर्ड द्वारा की गयी । जॉच में उक्त वाहन के चैसिज 
एवं इंजन नम्बर अभिलेखीय साक्ष्य से भिन्न पाये गये । तद्नुसार उक्त वाहन को दिनांक 08 - 06 - 2009 को थाना 
टनकपुर चम्पावत में निरुद्ध किया गया था तथा दिनांक 29 - 01 - 2013 को उक्त वाहन निरुद्धावस्था में कोतवाली 
टनकपुर द्वारा इस कार्यालय परिसर में स्थानान्तरित किया गया वाहन स्वामी द्वारा उक्त वाहन को स्क्रेप के रूप में 
तब्दील कर अवमुक्त किये जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया । चूँकि यह एक अवैध वाहन था । अतः वाहन के रूप उसे 
अवमुक्त नहीं किया जा सकता था । फलतः सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी से मार्गदर्शन प्राप्त कर वाहन स्वामी से 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 05 अक्टूबर , 2013 ई० ( आश्विन 13, 1935 शक सम्वत् ) 


425 


मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराध से सम्बन्धित प्रशमन शुल्क तथा वाहन पर लम्बित कर जमा 
कराये जाने के उपरान्त वाहन को वाहन स्वामी के खर्च पर स्क्रेप में तब्दील कर स्क्रेप वाहन स्वामी के पक्ष में 
अवमुक्त किया गया तथा वाहन का चैसिज नम्बर काट इस कार्यालय में जमा करा दी गयी है । वाहन स्वामी द्वारा 
उक्त वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया है । 

अतः पंजीयन अधिकारी के रूप में , मैं , विमल पाण्डे , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रभारी) 
टनकपुर वाहन संख्या UP29 - 0079 BUS के पंजीयन को , मोटन वाहन अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


विमल पाण्डे, 
सहायक सम्भागीय , परिवहन अधिकारी 

टनकपुर , (चम्पावत ) 


आदेश 

29 मई, 2013 ई० 
पत्रांक 2269 / पंजीयन निरस्त / 2013 - वाहन संख्या UK03CA-0110 भार वाहन ( शक्तिमान ) के स्वामी 
श्री होशियार चन्द्र पुत्र श्री शिव चन्द्र , निवासी चन्दनी बनबसा, जिला चम्पावत द्वारा दिनांक 23 - 05 - 2013 को इस 
कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनका उपरोक्त वाहन अत्यन्त पुराना हो चुका था 
संचालन योग्य नहीं था फलतः दिनांक 15 - 10 - 2012 को उनके द्वारा अपने वाहन को स्क्रैप में तब्दील कर बेच 
दिया गया है । वाहन स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 23 - 05 - 2013 को प्रस्तुत किया है साथ ही 
स्क्रप क्रेता श्री फईम रिजवी द्वारा भी दिनांक 15 - 10 - 2012 को स्क्रैप क्रय किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत 
किया है । वाहन स्वामी द्वारा क्रेता फईम की फर्म एम0ए0 ट्रेडर्स का उपरोक्त वाहन को स्क्रैप रूप में क्रय किये 
जाने सम्बन्धी प्रपत्र दिनांक 15 - 10 - 2012 भी पस्तुत किया है , उक्त प्रपत्र में फर्म का टिन नं0 भी उपलब्ध है । 
वाहन स्वामी द्वारा वाहन के अस्तित्व में न रहने के कारण पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । 

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, 
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में , मैं , विमल पाण्डे सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रभारी) वाहन संख्या 
UK03CA- 0110 चैसिस नं0 VFJ9671673P इंजन नं0 EXH058541 के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


विमल पाण्डे, 

पंजीयन अधिकारी 
उप सम्भागीय, परिवहन कार्यालय , 

टनकपुर , ( चम्पावत ) 


कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर ( चम्पावत ) 

कार्यालयादेश 

___ 14 जून , 2013 ई० 
पत्रांक 2307 / लाइसेन्स / नि0 - निरस्ती / 13 - 14 - राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता , 
म0नं0 40 सब्जी मण्डी, वार्ड नं0 - 06, तहसील खटीमा , जिला ऊधमसिंह नगर जो कार्यालय द्वारा जारी लाइसेन्स 
संख्या UK - 0320110004933 जो कि मोटर साईकिल / हल्का प्राइवेट वाहन संचालन हेतु दिनांक 14 - 03 - 2011 को 
जारी किया गया तथा लाइसेन्स की वैधता दिनांक 13 - 02 - 2031 तक है , के विरुद्ध तत्कालीन सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, टनकपुर द्वारा उक्त लाइसेन्स को निलम्बित करने की संस्तुति की गयी थी । इस सम्बन्ध में 
लाइसेन्स धारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पंजीकृत डाक से दिनांक 24 - 03 - 2012 को नोटिस प्रेषित 
किया गया । लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु 7 दिन का समय दिया गया । 
परन्तु लाइसेन्स धारक द्वारा वर्तमान समय तक उपस्थिति / स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया गया है । 


426 


उत्तराखण्ड गजट, 05 अक्टूबर, 2013 ई० ( आश्विन 13, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


अतः, मैं , विमल पाण्डे, लाइसेसिंग अथॉरिटी, मोटर वाहन विभाग, टनकपुर मोटरयान अधिनियम , 1988 
की धारा - 22 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK- 0320110004933 को दिनांक 
14 - 06 - 2013 से दिनांक 13 - 09 - 2013 तक (03 माह ) हेतु तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ । 


कार्यालयादेश 


14 जून, 2013 ई० 
पत्रांक 2308 / लाइसेन्स / नि0 - निरस्ती / 13 - 14 - मनोज पुत्र श्री ओम प्रकाश , निवासी ग्राम मेलाकोट , 
तिलवाड़ा , जनपद चम्पावत जो कार्यालय द्वारा जारी लाइसेन्स संख्या UK- 0320100000683 जो कि मोटर साईकिल / हल्का 
प्राइवेट वाहन संचालन हेतु दिनांक 15 - 04 - 2010 को जारी किया गया तथा लाइसेन्स की वैधता दिनांक 
14 - 04 - 2030 तक है , के विरुद्ध तत्कालीन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर द्वारा उक्त लाइसेन्स 
को निलम्बित करने की संस्तुति की गयी थी । इस सम्बन्ध में लाइसेन्स धारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने 
हेतु पंजीकृत डाक से दिनांक 05 - 12 - 2012 को नोटिस प्रेषित किया गया । लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में 
अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु 07 दिन का समय दिया गया । परन्तु लाइसेन्स धारक द्वारा वर्तमान समय तक 
उपस्थिति / स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया गया । 

अतः, मैं , विमल पाण्डे, लाइसेसिंग अथॉरिटी, मोटर वाहन विभाग, टनकपुर मोटरयान अधिनियम , 1988 
की धारा - 22 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK- 0320100000683 को दिनांक 
14 - 06 - 2013 से दिनांक 13 - 09 - 2013 तक ( 03 माह ) हेतु तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ | 


कार्यालयादेश 
03 जुलाई , 2013 ई० 


पत्रांक 2357 / लाइसेन्स / नि0 - निरस्ती / 13 - 14 - दीपक सिंह पुत्र श्री पुरन सिंह, ग्राम पखौटी, पाटी , 
जनपद चम्पावत का कार्यालय द्वारा जारी लाइसेन्स संख्या UK- 0320100001238 जो कि मोटर साईकिल / हल्का 
प्राइवेट वाहन संचालन हेतु दिनांक 31 - 05 - 2010 को जारी किया । उक्त लाइसेन्स में दिनांक 02 - 02 - 2012 को 
भारी व्यवसायिक वाहन एवं पर्वतीय मार्गों हेतु पृष्ठांकन किया गया जिसकी वैधता दिनांक 01 - 02 - 2015 तक है , 
के विरुद्ध ए0सी0पी0 ट्रैफिक, पश्चिम, नई दिल्ली द्वारा उक्त लाइसेन्स को निरस्त / निलम्बित करने की संस्तुति 
की गयी है । इस सम्बन्ध में लाइसेन्स धारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पंजीकृत डाक से दिनांक 
19 - 06 - 2013 को नोटिस प्रेषित किया गया । जिसके क्रम में लाइसेन्स धारक द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 
01 - 07 - 2013 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है , जो कि संतोषजनक नहीं है । 

अतः, मैं , विमल पाण्डे, लाइसेसिंग अथॉरिटी, मोटर वाहन विभाग, टनकपुर, मोटरयान अधिनियम , 1988 
की धारा - 22 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK- 0320100001238 को दिनांक 
01 - 07 - 2013 से दिनांक 30 - 06 - 2014 तक (01 वर्ष ) हेतु तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ । 


काल 


विमल पाण्डे , 
लाइसेसिंग अथॉरिटी , 
मोटर वाहन विभाग , 
टनकपुर, ( चम्पावत ) । 


कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी , ऊधमसिंह नगर 

04 मई, 2013 ई० 
पत्रांक 325 / लाइसेन्स / निलम्बन / 2013 - श्री दाऊद अंसारी पुत्र श्री मौ0 हाकीज , निवासी ब्लाक पूर्वी 
परिक्षेत्र बेनी पन्तनगर, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा दिनांक 12 - 04 - 2013 को वाहन संख्या यूके06टीए - 1888 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 05 अक्टूबर , 2013 ई० ( आश्विन 13, 1935 शक सम्वत् ) 


427 


( T. W.) चलाने पर चालक द्वारा वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन 
ऊधमसिंह नगर द्वारा दिनांक 12 - 04 - 2013 को वाहन का चालान कर चालक लाइसेन्स संख्या यूके0620020034911 जो 
मोटर साईकिल एल एम वी ( NT ) एल एम बी GV(TR)LMV CAB (TR) के लिए लाइसेन्सिंग आथोरिटी मोटर वाहन विभाग 
ऊधमसिंह नगर द्वारा जारी किया गया है , जिसकी वैधता 21 - 03 - 2014 तक है , के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए इस 
कार्यालय में संस्तुति सहित प्रेषित किया है । जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्रांक 277 / 31 / लाइसेन्स / 
धारा - 21 / 2013 दिनांक 20 - 04 - 2013 के द्वारा लाइसेन्स धारक को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भेजा 
गया । जिसके सम्बन्ध में दिनांक 04 - 05 - 2013 को चालक द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जो अस्पष्ट एवं 
असंतोषजनक है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन 
अधिनियम , 1988 की धारा - 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये लाइसेन्स संख्या यूके0620020034911 
जो दिनांक 21 - 03 - 2014 तक वैध है , को आज दिनांक 04 - 05 - 2013 से एक माह ( 30 दिन ) के लिए निलम्बित 
करता हूँ । 


नन्द किशोर , 
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), 

ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

31 मई , 2013 ई० 
पत्रांक 401 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / यूपी04ए - 0595 / 2013 - वाहन संख्या यूपी04ए - 0595 (ट्रक) मॉडल 2000 
चेसिस संख्या 386123GZZ816838 इंजन संख्या 497TC84GZZ749238 इस कार्यालय में श्री अवधेश कुमार सिंह पुत्र 
श्री पारस नाथ , निवासी ग्राम इकघरा, बन्नाखेड़ा रोड बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 20 - 05 - 2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि 
उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन 
को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर व अतिरिक्त कर 31 - 05 - 2013 तक वैध है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग 
की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी न करने हेतु 30 - 05 - 2013 को उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा - 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी04ए - 0595 ( ट्रक ) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 386123GZZ816838 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

31 मई, 2013 ई० 
पत्रांक 402 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / यूपी04ए - 0175 / 2013 - वाहन संख्या यूपी04ए - 0175 ( ट्रक ) मॉडल 
1997 चेसिस संख्या 386040MTQ846098 इंजन संख्या 497D21MTQ843496 इस कार्यालय में श्री भारत भूषण 
गोयल पुत्र श्री निरंजन दास, निवासी मौ० लालबहादुर शास्त्रीनगर बाजपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । 
वाहन स्वामी ने दिनांक 20 - 05 - 2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए 
अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी 
है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु 
अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर व अतिरिक्त कर 30 - 06 - 2013 तक वैध है । वाहन 
फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा 


428 


उत्तराखण्ड गजट , 05 अक्टूबर, 2013 ई० ( आश्विन 13, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी न करने हेतु 
30 - 05 - 2013 को उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के 
बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


। अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी04ए - 0175 (ट्रक ) का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 386040MTQ846098 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

13 जून , 2013 ई० 
पत्रांक 431 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / यूपी22टी - 0357 / 2013 - वाहन संख्या यूपी22टी - 0357 (ट्रक) मॉडल 
1990 चेसिस संख्या 364052500497 इंजन संख्या 692002943158 इस कार्यालय में श्री फूलाचन्द्र पुत्र श्री गनपत राम , 
निवासी सनतन धरम स्कूल किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 26 - 04 - 2013 को 
आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट 
कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर व अतिरिक्त कर 30 - 06 - 2013 तक वैध है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन 
अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव 
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी न करने हेतु 20 - 05 - 2013 को उनके 
कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य 
नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी22टी - 0357 ( ट्रक) का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052500497 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


14 जून, 2013 ई० 


पत्रांक 436 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / यूजीपी - 4690 / 2013 - वाहन संख्या यूजीपी - 4690 ( ट्रक ) मॉडल 1988 
चेसिस संख्या 4EC80303178 इंजन संख्या 4D31610933 इस कार्यालय में श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद , 
निवासी गल्ला मण्डी, रुद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 23 - 04 - 2013 को 
आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट 
कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर व अतिरिक्त कर 30 - 06 - 2013 तक वैध है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन 
अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव 
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु 12 - 06 - 2013 को उनके कार्यालय 
की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 05 अक्टूबर , 2013 ई० ( आश्विन 13, 1935 शक सम्वत् ) 


429 


अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 
1988 की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूजीपी - 4690 ( ट्रक ) का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 4EC80303178 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर , 
__ सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी (प्रशासन ) 

रुद्रपुर , ऊधमसिंह नगर । 


सहाय 


स 


कार्यालय सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार 

कार्यालयादेश 
15 मई , 2013 ई० 


पत्रांक 3799 / टी०आर० / HR-58 - 2863 / 2013 - वाहन संख्या HR- 58 - 2863 भारी वाहन मॉडल - 1995 इस 
कार्यालय में पंजीकृत है , जिसका चेसिस नं0 360324GUQ006014 इंजन नं0 697D23GUQ125954 है । वाहन के प्रपत्र 
कार्यालय में दिनांक 30 - 03 - 2013 में सम्पर्ण किये गये हैं । वाहन मार्ग पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन 
स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु 
आवेदन किया गया है । 


वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर , मैं , सुधाकर चन्दोला , सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी 
( प्रशासन), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह 
सं0 HR- 58 - 2863 को तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 

कार्यालयादेश 

03 जुलाई , 2013 ई० 
पत्रांक 3976 / टी0आर0 / DL-IGB- 0820 / 2013 - वाहन संख्या DL-IGB- 0820 ट्रक मॉडल -1995 इस कार्यालय 
में पंजीकृत है , जिसका चेसिस नं0 360044LUQ010296 इंजन नं0 697D24KUQ144105 है । वाहन पूर्ण रूप से चलने 
योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र सम्पर्ण कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु 
आवेदन किया गया है । 

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर , मैं , सुधाकर चन्दोला , सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी 
( प्रशासन), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम , 1988 के नियम 55 ( 1 ) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीकृत वाहन 
सं0 DL-IGB- 0820 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 


सुधाकर चन्दोला , 
सहा0 सम्भागीय , परिवहन अधिकारी 

(प्रशासन), हरिद्वार । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), ऋषिकेश 

आदेश 

26 अप्रैल, 2013 ई० 
पत्रांक 274 / लाइसेंस / 12 - श्री बुद्धि सिंह रावत पुत्र श्री सुमन सिंह रावत , निवासी - ढालवाला, मुनिकीरेती, 
टिहरी गढ़वाल का दिनांक 03 - 12 - 2011 को सड़क दुर्घटना में दाहिना हाथ कट गया है । हाथ कट जाने के कारण 
प्रार्थी पूर्ण अपंग हो गया है । मुख्य चिकित्सा अधीक्षक , श्री देव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर द्वारा अनुज्ञप्ति 


430 


उत्तराखण्ड गजट , 05 अक्टूबर, 2013 ई० ( आश्विन 13, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


धारक को 80 प्रतिशत अपंग घोषित किया गया है जिसके कारण प्रार्थी अपनी अनुज्ञप्ति सं0 1093 / RKS/91 को 
कार्यालय में जमा एवं निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । 

__ अतः, मैं , आनन्द कुमार जायसवाल , परिवहन कर अधिकारी -प्रथम, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम 1988 
की धारा 16 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त लाइसेंस सं0 1093 / RKS /91 को दिनांक 
26 - 04 - 2013 से निरस्त करता हूँ । 


आनन्द कुमार जायसवाल , 
परिवहन कर अधिकारी प्रथम , ऋषिकेश । 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी सम्भाग, नैनीताल 

___ कार्यालयादेश 


22 मई , 2013 ई० 
पत्रांक 338 / धारा - 21 / लाइसेंस / नि0 -निरस्ती0 / 2012 - 13 - श्री मनोज चन्द्र पुत्र श्री बालादत्त निवासी दीना 
रानीखेत, जिला - अल्मोडा जो इस कार्यालय द्वारा जारी लाइसेंस संख्या - यए04 

इस कार्यालय द्वारा जारी लाइसेंस संख्या - यूए04 / टी - 2390 / 2007 जोकि 
मोटरसाईकिल / एल0एम0वी0टी0 तथा भारीवाहन वाहन संचालन हेतु दिनांक 08 - 05 - 2007 को जारी किया , 
जिसकी वैधता 07 - 05 - 2013 तक है । श्री मनोज चन्द्र पुत्र श्री बालादत्त द्वारा अपने उक्त चालन अनुज्ञप्ति संख्या 
यूए04 / टी - 2390 / 2007 के नवीनीकरण हेतु इस कार्यालय में दिनांक 07 - 05 - 2012 को आवेदन किया, जिसके 
फलस्वरूप चालन अनुज्ञप्ति के बैकलॉग की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी । बैकलॉग करते समय ज्ञात हुआ कि उक्त 
चालन अनुज्ञप्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छद्मरूपण कर गलत चित्र के साथ कम्प्यूटर से पूर्व में ही जारी करवा 
लिया गया है, जिसे चालन अनुज्ञप्ति संख्या - यूके04 / 200770092414 जारी हो चुका है । 

___ अतः, मैं , संदीप वर्मा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मोटर वाहन विभाग , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम, 1989 की 
धारा - 19 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूके04 / 200770092414 को तत्काल 
प्रभाव से दिनांक 21 - 05 - 2013 से निरस्त करता हूँ | 


संदीप वर्मा . 


लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मोटर वाहन विभाग , 


हल्द्वानी । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), टिहरी 

कार्यालयादेश 

29 मई , 2013 ई० 
पत्रांक 122 / कर -पंजी / UP08 -5187 / 2013 - वाहन सं0 UP08 -5187 , भार वाहन मॉडल 1998 , चेसिस 
सं0 365352MTQ17762, इंजन सं0 697D28LTQ154819 व पंजीयन तिथि 04 - 05 - 1998 है । वाहन मार्ग पर संचालन 
के योग्य नहीं है । वाहन स्वामी श्री शूरवीर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह ने इस कार्यालय में वाहन का चेसिस टुकड़ा 
व वाहन के प्रपत्र समर्पण करते हुए वाहन के पंजीयन चिन्ह को निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 05 अक्टूबर , 2013 ई० ( आश्विन 13, 1935 शक सम्वत् ) 


431 


उपरोक्त आवेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वाहन मार्ग पर संचालन के योग्य 
नहीं है तथा वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा । अतः मैं सुरेन्द्र कुमार , पंजीयन 
अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , नई टिहरी, मोटर यान अधिनियम , 1988 की धारा 55 (1) में प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए वाहन सं0 UP08-5187 , भार वाहन का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


- सुरेन्द्र कुमार, 
पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग, 

नई टिहरी । 


पी०एस०यू० ( आर0ई०) 40 हिन्दी गजट / 571 – भाग 1 - क - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


